निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 फाल्गुन 1931 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 19 मार्च 2010 


( सं० पटना 190 ) 


गृह (विशेष ) विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

25 जनवरी 2010 
सं0 एन0/ गृह वि0वि0 - 01 - विविध - 00011/ 09 - 16 — गृह (विशेष ) विभाग , 
बिहार, पटना के संकल्प संख्या - एन0/ गृ0 वि0वि0 -01 विविध - 001 /09 द्वारा 
पुनर्गठित सलाहकार पर्षद के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह को इनके 
योगदान की तिथि से कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं अनुमान्य होगी । देय सुविधाओं के 
संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का संकल्प 
संख्या - का0 / विविध - 50 29 / 2001 - 50 2 / पटना -15, दिनांक 08 मार्च, 2007 लागू 
रहेगा । इसपर होनेवाले वित्तीय व्यय भार का वहन गृह विभाग क्षरा किया जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव रंजन सिन्हा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 190-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


